Awa 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आषाढ़, 19 3 8 ( श०) 


संख्या 537 राँची , सोमवार , 


4 जुलाई , 20 16 ( ई० 


पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्यविभाग 


( पर्यटन प्रभाग) 


. . . . . . . . . . 


अधिसूचना 
1 जुलाई, 2016 


संख्या-पर्य / यो .- 84 / 2015 ( खण्ड ) - 09 --बाबा बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 
2015 के कंडिका संख्या-3 के द्वारा किये गये प्रावधान के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के अध्यक्षता में बाबा 
बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन निम्न प्रकार किया जाता है: 


1. माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड - अध्यक्ष 
2. माननीय मंत्री, पर्यटन, कला- संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड - उपाध्यक्ष 


3. मुख्य सचिव , झारखण्ड - उपाध्यक्ष 


4. प्रधान सचिव/ सचिव , योजना- सह- वित्त विभाग, झारखण्ड - सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार 1 जुलाई , 2016 
5. प्रधान सचिव / सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड - सदस्य 


6. प्रधान सचिव / सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड - सदस्य 


पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड - सदस्य 


आयुक्त , संथाल परगना - सदस्य- सह- मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी - सदस्य 


9. उपायुक्त , देवघर - सदस्य 


10 . उपायुक्त , दुमका - सदस्य 


संथाल परगना - सदस्य 


12 . महापौर, देवघर नगर निगम - सदस्य 


13. बासुकीनाथ नगर पंचायत का प्रमुख- सदस्य 


14. सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग - सदस्य सचिव 


15. बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तथा बासुकीनाथ मंदिर क्षेत्र के सांसद - सदस्य 


16. बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तथा बासुकीनाथ मंदिर क्षेत्र के विधायक - सदस्य 


17. झारखण्ड हिन्दू धर्म ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि - सदस्य 


18. पंडा धर्म रक्षिणी सभा ( देवघर स्थित ) के प्रमुख तथा एक अन्य प्रतिनिधि - सदस्य 


19. बासुकीनाथ धाम स्थित पंडा ( पुजारियों ) के किसी संगठन का प्रतिनिधि - सदस्य 


20 . दो गणमान्य गैर सरकारी व्यक्ति , जो बाबा बैद्यनाथ धाम तथा बासुकीनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र के विकास में अभिरूची 

रखते हों , तीन वर्ष के लिए राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जायेंगे - सदस्य 


II . बाबा बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार, तीर्थ क्षेत्र में , विशेषकर श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों के 

कल्याण, बचाव , सुरक्षा एवं उनके लिए सुविधाओं के संदर्भ में , विकास तथा मेला विशेष से प्राप्त होने वाले राजस्व में 
अभिवृद्धि सहित संसाधनों, वित्तीय प्रबंधन सुरक्षा एवं मेला के महत्व तथा उपयोगिता के अन्य विषयों आदि को 
संबर्द्धित करने के लिए नीति ,निर्देश , कार्यान्वयन , नये-नये तरीकों एवं वाह्यश्रोत से आगन्तुकों के कल्याण एवं सुविधा 
विषयक मसलों पर समय- समय पर विचार -विमर्श कर पहल कर सकेगा तथा प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय 
प्रशासनिक एवं मेला प्रबंधन व्यवस्था के संबद्ध सभी विभागों के पदाधिकारियों को तदनुसार परामर्श एवं निदेश दे 
सकेगा। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार 1 जुलाई , 2016 
III . प्राधिकार द्वारा लिये गयेनिर्णयों को कार्यान्वित एवं लागू करने हेतु बाबा बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास 

प्राधिकार अधिनियम 2015 के कंडिका संख्या-21 (1) में किये गयेप्रावधानों के अनुसार एक कार्यकारी परिषद मुख्य 
कार्यकारी पदाधिकारी ( CEO ) के अध्यक्षता में गठित होगा । 


IV . प्राधिकार का प्रशासीविभाग पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्यविभाग, झारखण्ड , राँची होगा । 


v. प्राधिकार के मंत्रालय संबंधी दैनिक कार्य-कलापों के संचालन हेतु पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य 

विभाग, झारखण्ड, राँची तथा प्रमंडलीय आयुक्त , संथाल परगना का कार्यालय नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति के द्वारा सहायता 
उपलब्ध करायेगा । 


VI . प्राधिकार का तीर्थ क्षेत्र विकास और प्रबंधन निधि (SADMF) के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता होगा । 


VII. प्राधिकार का मुख्यालय देवघर (संथाल परगना) में होगा | 


VIII. बाबा बैद्यनाथधाम- बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार के गठन पर माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड का अनुमोदन 

प्राप्त है । 


IX. यह अधिसूचना झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतेन्द्र सिंह, 


सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 537 – 50 | 


